1552 


Regd . No. PB /0049/ 2001 


HARTUTI 


Haryana Government Gazette 

Published by Authority 


- 


© Govt. of Haryana 


No. 49 ] 


CHANDIGARH , TUESDAY, DECEMBER 4 , 2001 (AGRAHAYANA 13 , 1923 SAKA ) 


CONTENTS 


Pages 


861-883 

Nil 
Nil 


Nil 


225-232 


Nil 


Nil 
1903-1930 


PARTI_ Notification , Orders and Declarations by Haryana Government 
PART I-A- Notification by Local Government Department 
PART I-B— Notification by Commissioners and Deputy Commissioners 
PARTI Statutory Notifications of Election Commissioners of India - Other 

Notifications and Republications from the Gazette of India 
PART II Notifications by High Court, Industries , Advertisements, Change of 

Name and Notices 
PART III- A-- Notifications by Universities 
PART III - B Notifications by Courts and Notices 
PART IV- Act, Bills and Ordinances from the Gazette of India 
PARTV Notification by Haryana State Legislature 
SUPPLEMENT PART Statistics Weather and Crops Report for the weeks ending 

13th July and 20th July 2001 , Working Class during the month 

of September, 2001. 
SUPPLEMENT PART II General 
LEGISLATIVE SUPPLEMENT PART III- Contents 
Ditto 

PART Act 
Ditto 

PART II--Ordinances 
Ditto 

PART III --Delegated Legislation 
Ditto 

PART IV - Correction Slips, Republications and Replacements 


Nil 


935-944 


Nil 


cxlv 


Nil 


Nil 
1071-1093 


Nil 


PART - I 


Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

EDUCATION DEPARTMENT 

The 9th November, 2001 
No.9 /13/ 79 -Edu . 1 (4 ).— The Govervor of Haryana is pleased to noininate the following as non -officialmembers 
on the Haryana Urdu Academy with immediate effect : 

1 . Sh . A. C. Bahar, 

1170 , Sector 23 , New Housing Board Colony, 
Faridabad . 


Price : Rs. 8.00 


(861) 


Complete Copy : Rs. 28.75 


862 


HARYANA GOVT. GAZ ., DEC . 4 , 2001 ( AGHN . 13, 1923 SAKA ) 


[ PART 


2 . Dr. Betab Alipuri, 

Ram Nagar, Sonipat. 
3 . Sh. Rajinder Pardeep, 

Post Box No. 58. Bhiwani. 
4 . Dr. Des Raj Sapra , 

Moh. Majri, Shahbad Markanda, 

District Kurukshetra. 
5 . Dr. Abdul Aziz , Village Shikrawa, 

District Gurgaon. 
6 . Dr. Naresh , 

Bhai Vir Singh Chair, Punjab University , 

(E - I-VI), Sector 14 , Chandigarh . 
2. The Non -official members will be paid T.A./D.A . as per State Government pattern /instructions issued from 
time to time, member froin the University will draw T.A./D.A . from the University. 

3. This issued with the concurrence of the Finance Department conveyed vide their U. O. No. 5206-2FD -II- 2001, 
dated 9th November, 2001. 

P.K.CHAUDHERY , 
Commissioner and Secretary to Govt., 

Haryana, Education Department. 
राजस्व विभाग 
युद्ध जागीर अधिसूचना 

दिनांक 20 नवम्बर , 2001 
क्रमांक 2525 - ज - 2-2001/ 14429. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री रूप राम निवासी गांव खैरोली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब 
युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2( ए)( 1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1262 - ज -1-78 / 23915, 
दिनांक 29 अगस्त, 1978 द्वारा 150/ - रूपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज - 1-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979 द्वारा 
300 / - रूपये और बाद में अधिसूचना क्रमांक 2944 - ज -2-93/15918, दिनांक 26 अगस्त , 1993 द्वारा 1000 / - रूपये वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री सुभाष चन्द्र उर्फ श्योचन्द की दिनांक 20 जुलाई, 1997 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त 
अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस जागीर को श्री सुभाष चन्द्र उर्फ श्योचन्द की पत्नी श्रीमती अनारो के नाम फसल रबी 1998 से 1000/ - रूपये 
वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 

( हस्ता०). . ., 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 
सिंचाई विभाग 

दिनांक 8 नवम्बर, 2001 
क्रमांक 12011 / 1 -एल0.-~-चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा सरकार सिंचाई विभाग 
अधिसूचना क्रमांक 8216 / 1- एल0 दिनांक 3 अगस्त, 2001 हरियाणा सरकार के गजट ( अतिरिक्त) 6 अगस्त, 2001 में प्रकाशित में वर्णित भूमि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् खन्दराई सब माईनर बुर्जी 0 से 2082 तक जो कि बुटाना राजबाहा की बुर्जी 
39390/ एल0 से निकलती है । यह माईनर गांव खन्दराई व बुटाना -कुन्डु, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत में अपेक्षित घोषित हो चुकी है । 

अब भूमि अधिग्रहण 1894 की धारा 7 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल द्वारा जिला राजस्व 
अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, सोनीपत को निर्देश देते हैं कि वह पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टियों में 
वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें । 

आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा 


.. 


एम ० सी ० गोयल . 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, जीन्द । 


